रजिस्ट्री सं० डी० 221 


REGISTERED No. D . 221 


. 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - - उपखण्ड ( i ) 


PART II - Section 3 - Sub -section ( i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


TTTT 


- 


- 


- 


- 


सं० 14] 
No . 14 ) 


नई दिल्ली , शनिवार, जनवरी 31, 1970/ माघ 11, 1891 
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1970/MAGHA 11, 1891 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation . 


- 


- 


-- 


- 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and Insurance ) 

NOTIFICATION 

CENTRAL EXCISES 

New Delhi, the 31st January 1970 
G. S. R. 183. - In exercise of the powers conferred by section 37 of the 
Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government hereby 
makes the following rules further to amend the Central Excise Rules , 1944 , 
namely : - 

1. (1 ) These rules may be called the Central Excise (Fourth Amendment) Rules , 
1970. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette , 


( 39 ) 


40 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART IISc. 3 ( u ) 


विधि मंत्रालय 
( विधायी विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 9 जनवरी, 1970 
एस प्रो० 145 -~- मद्रास राज्य ( नाम परिवर्तन ) अधिनियम , 1968 ( 1968 मा 53 ) 
की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 
43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हये , केन्द्रीय सरकारनिर्वाचन आयोग 
में परामर्श करन के पश्चात् निर्वाचमों का संचालन नियम , 1961 का अतिरिक्त संशोधन करने 
के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बमती है, . प्रभात : ---. 

1. ( 1 ) ये नियम निर्वाचनों का संचालन ( संभोधन ) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे । 

( 2 ) ये 14 जनवरी , 1969 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे । 

2. निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 90 के उपनियम ( 2 ) के नीचे 
की सारगी में , राज्य शीर्ष के नीचे " मद्रास " प्रविष्टि के लिए " तामिलनाड " प्रविष्टि प्रतिस्थापिस 
की जाएगी । 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
यह संशोधन , 14 जनवरी, 1969 से मद्रास राज्य के नाम का परिवर्तन करके तामिलनाडू 
कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप किया गया है । 

[ सं० फा० 7 ( 1 )/ 70 -वि० II ] 
एन० डी० पी० नम्बूदिरीपाद, संयुक्त सचिव । 


- 


- 


- 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970 


